सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 पौष , 1940 ( श० ) 
29 जनवरी, 2019 (ई० ) 


संख्या - 81 राँची, मंगलवार , 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


- - - - - - - - - - - 


संकल्प 
16 जनवरी , 2019 


विषय : राज्य योजनान्तर्गत कोडरमा नगर पंचायत की रू० 60,12, 83 ,000 /- ( साठ करोड़ बारह लाख 

तिरासी हजार रूपये मात्र) की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक 
स्वीकृति के संबंध में । 


संख्या-5/ जलापूर्ति कोडरमा /07/2016 /न०वि०आ०- 244,--74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के 
आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध 
कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है । इस क्रम में कोडरमा नगर पंचायत 
के आमजनों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोडरमा शहरी जलापूर्ति योजना कार्यान्वन 
की स्वीकृति प्रदान की गई है । 
2. प्रस्तावित योजना कोडरमा शहरी जलापूर्ति का पुनर्गठित स्वरूप है, जो वर्ष 1953 में चालू 

( Commissioned ) किया गया था । यह योजना , नगर पंचायत , कोडरमा की वर्तमान जनसंख्या 
24, 633 (वर्ष 2011) को आधार मानते हुए तैयार की गई है । इस योजना का आधार वर्ष 2018 होगा , 


SRCUS JHT ( 3HHTERUT ) HIMAR , 29 Joast, 2019 
GT Hold 30 od Heta 2048 a sua JoHCUT 65,417 HİJT ont get out oft | SH 

Igal fred H AT 11.874 MLD intake water to Holthy Bulsat 7 01 $ 1 
3. कोडरमा शहरी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु परामर्शी M/s MaRs Planning and Engineering 

Services Pvt. Ltd., Kolkata द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, (DPR) प्राक्कलित राशि रू० 
60 , 12 , 83,000 /- ( साठ करोड़ बारह लाख तिरासी हजार रूपये मात्र) पर मुख्य अभियंता, तकनीकी 
कोषांग , नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निम्नवत तकनीकी तकनिकी अनुमोदन है : 


Abstract of Cost (Koderma Water Supply Scheme) 


Total Project Cost - I 


9 


Sl. No . 

Cost Estimate 
1 Intake Well 
2 

| Gangway 
Coffer Dam 
E & M at Intake Well 
E & M at WTP 
E & M at Existing WTP 
Water Treatment Plant 
Sludge Setting Tank 

Raw Water Rising Main 
10 Clear Water Rising Main 
11 Elevated Service Reservoir 
12 Distribution System 
13 Fire Hydrant 
14 | Staff Quarter 
15 | Boundary Wall 
16 | Approach Road 
17 | NH Crossing 
18 Railway Crossing 
19 House Connection 
20 SCADA System 

Cost for Water Supply Scheme 

( A ) Say Rs. - 
21 | Add GST @ 12 % ( B ) 

Cost forWater Supply Scheme including GST ( A + B ) 
22 

| Labour Cess @ 1 % (C ) 
Total Cost ofWater Supply Scheme = A + B + C 

O & M and Other CHARGES (JUIDCO , DPR PREPARATION etc ) - II 
JUIDCO Charges @ 07 % on cost upto 10 Crore of (C ) 
JUIDCO Charges @ 05 % on extra cost of (C ) above 10 Crore upto 100 Crore 
DPR Preparation Charges and Construction Supervision Charges 
@ ( 1.5 % + 1.5 % = 3 .0 % )of (C ) 
Operation and Maintenance Charges ( 2 Yrs ) 
Add GST @ 12 % 

Labour Cess on O & M @ 1 % 
5 Total 

Say Rs.- Sixty Crore Twelve Lakh Eighty Three Thousand Rupees only . 


Amount in Rs. 

5383175 .00 
4668373.00 
4156139. 00 
4519205 .00 
11702436 . 00 

1594195 .00 
28205356 .00 
8663864 . 00 

6795835 . 00 
160662205 .00 

20878541.00 
143702920 .00 

422910 .00 
1220277 . 00 
3496765. 00 

844222 .00 
6014236 .00 
8314666 .00 
29545722 . 00 

9000000 .00 
459791043 .00 
459791043 .00 

55174925 . 16 
514965968 . 16 

5149659.68 
520115627 .84 


24926696 .00 


15448979 .04 


36060534 .00 
4327264. 08 

403877. 98 
601282978 .94 


60 , 12 ,83,000 .00 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 29 जनवरी , 2019 


3 


4 . उक्त योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में " शहरी जलापूर्ति , ठोस 

अपशिष्ट प्रबंधन , सिवरेज एवं ड्रेनेज , नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ" मद 
अंतर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जाएगा: 


मुख्यशीर्ष- 2217-शहरी विकास - उप मुख्य शीर्ष- 80- सामान्य- लघु शीर्ष-191-नगर निगमों को सहायता 
उपशीर्ष- 94 - शहरी जलापूर्ति , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ , 
आवास आदि शहरी योजनाएँ-विस्तृत शीर्ष- 06 - अनुदान - 79 - सहायता अनुदान सामान्य ( गैर वेतन) 
485221780191940679 ( पृ०- 37 ) 


5. उक्त योजना का कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन कोषागार से की जायगी , 

जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी , अवर सचिव - सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी , नगर 
विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि सर्वश्री जुडको लि० के 
पी०एल० खाते में हस्तानांतरित किया जायगा एवं सर्वश्री जुडको लि० द्वारा उक्त राशि पी०एल० 

खाते में संघारित करते हुए नियमानुसार व्यय किया जाएगा । 
6. योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची अंतर्गत स्थापित सर्वश्री 

जुडको लि०, राँची द्वारा खुली एवं प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से ससमय सुनिश्चित कराया 

जाएगा । 
7. उपर्युक्त क्रम में सर्वश्री जुडको लि०, राँची को नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के 

संकल्प संख्या-6821, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 के आलोक में अनुमान्य Centage का भुगतान 
किया जायगा । 
8. योजना का कार्यान्वयन विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा । 
9. माननीय मंत्री द्वारा उक्त योजना का अनुमोदित किया गया है । 
10. कोडरमा शहरी जलापूर्ति योजना को प्राधिकृत समिति की दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 की बैठक में 

स्वीकृति प्रदान की गई है । 
11. कोडरमा शहरी जलापूर्ति योजना को मंत्रिपरिषद की दिनांक 04 जनवरी , 2019 की बैठक में मद 

संख्या-6 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 81 - - 50 


